रजिस्ट्री स. डी . एल. - 33004/98 


REGD . NO . D . L.- 33004198 


सपमा जपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


P . . 


. 


भाग I - खण 1 
PART I- Section 1 








डा10 / 18 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 150 ] 

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15 , 1998 / आषाढ़ 24 , 1920 
No. 150 ] 

NEW DELHI, WEDNESDAY , JULY 15 , 1998 /ASADHA 24 , 1920 
श्रम मंत्रालय 

बोसुन , वाचमैन स्टोरकीपर और क्लर्क / टाइपिस्ट के जाब/ कार्य 

में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकारण का अध्ययन करना और इस 
( केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड ) 

संबंध में समुचित सिफारिशें करना कि क्या ठेका श्रम (विनियमन 
संकल्प 

और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को 
नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1998 

देखते हुए जवाहरलाल पसन न्यास के न्यास बोर्ड के प्रतिष्ठानों 
सं. यू - 23013 / 14 / 98 एल. डब्ल्यू .( अ ). - ठेका श्रम । में उपर्युक्त जॉों /कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को समाप्त कर 
( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

दिया जाए अथवा नहीं। " 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड एतद्वारा जवाहर 4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट दो 
लाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई के न्यासी बोर्ड के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम 

माह के भीतर प्रस्तुत करेगी । 
समाप्त किए जाने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन 

के . कृष्णामूर्ति , सचिव 
करता है । 

( केन्द्रीय सलाहकार तेका श्रम बोर्ड ) 
2. समिति का संघटन औरविचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
1. श्री सी . के. देसाई, अध्यक्ष , 

MINISTRY OF LABOUR 
- सदस्य 

( Central Advisory Contract Labour ) 
मुम्बई कामगार सभा, बी 14 , 

RESOLUTION 
मिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि ., 

New Delhi, the 15th July , 1998 
मुम्बई । 

No. U -23013 /14 /98 -LW (E ). — In exercise of the powers 
2. श्री राज कुमार, 

- - सदस्य conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय , 

and Abolition ) Act, 1970 the Central Advisory Contract 

Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
रेल भवन, नई दिल्ली । 

question of abolition of contract labour in the establishment 
3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

- सदस्य - संयोजक ofEoard of Trustoes of Jawaharlal Nehru Port Trust,Mumbai. 
मुम्बई । 

2. The composition of the Committee and its terms of 

reference will be as under:--- 
3. प्रस्तावित समिति को विचारार्थविषय निम्नलिखित होगा : 

1. Shri C . K . Desai, President 

- -- Member 
" जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास , मुम्बई के न्यासी बोर्ड के 
प्रतिष्ठान में खलासी/ लस्कर, प्रथम श्रेणी मैरीन इंजन ड्राइवर, 

Mumbai Kamgar Sabha, B-14, 
प्रथम/द्वितीय श्रेणी इनलैण्ड वेजन मास्टर इलैक्ट्रीशियन, इंजन Milli Co-op. Housing Society Ltd ., 
फिटर, इंजन फिटर हेल्पर, हेल्पर इलैक्ट्रीशियन, सीमैन, कुक , 

Mumbai. 
1916GI/ 98 

( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART - - SEC . 1 ] 


%3D 


2 . Shri Raj Kumar, 

- -Member 
Railway Board , Ministry of Railways, 

Rail Bhawan , New Delhi. 
3 . Regional Labour Commissioner - Momber- Convener 

( Contral), Mumbai. 
3. The torms of reference of the proposed committoc would 
be as follows : - - 

" To study tho working of contract labour system in 
the jobs /works ofKhalashi/Laskar, Ist Class Marino 
Engine Driver , Ist/ IInd Class Inland Vessel Master , 
Electrician, Engine Fitter, Engine Fittor Holper, 
Helper Electrician, Searman, Cook, Bosun, W/ Man, 
Storo-Kooper and Clerk / Typist in the establishment 
of Board of Trusteos of JawaharlalNehru Port Trust, 
Mumbai and to make suitable recommendations 
whother or not the employment of contract labour 
in the above jobs/works in the establishment of 
Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust 
be prohibited keeping in viow the provisions of 
Section 10 of the Contract Labour ( Regulation and 

Abolition ) Act, 1970." 

4. Tho Headquarter of the Committee will be at 
Mumbai. The Committee should submit its report within 
two months. 

K . KRISHNAMURTHY , Secy. 
( Central Advisory Contract Labour Board ) 

संकल्प 
नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1998 
से . यू. - 23013 / 15 / 98 - एल ब्ल्यू ( अ ) . - ठेका श्रम 
( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड राष्ट्रीय 
केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर प्रा . लि . प्रतिष्ठान अपने चेम्बूर , मुंबई और 
थाल जिला रायगढ़ स्थित संयत्रों में ठेका श्रम उत्सादन के प्रश्न की जांच 
करने के लिए एक समिति का गठन करती है । 

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार 


3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त, 

- सदस्य 
__ ( केन्द्रीय ) मुम्बई 

संयोजक 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
" राष्ट्रीय केमिकल्स एप्प फर्टिलाइजर्स प्रा . लि . के प्रतिष्ठान के 
चेम्बूर, मुम्बई और थालजिला रायगढ़ के अपने संयंत्र में पर्यवेक्षक , 
मजदूर ग्रिन्डर , रिंगर, फिटर, बेल्डर, हेल्पर , गैस कटर खलासी, 
कैनटीन , लोडिंग अनलोडिंग थैलों की भराई थैलों के संयंत्र का 
रख -रखाव , वल्कनाइअर कारपेन्टर, सिविल मेकेनिकल और 
इलैक्ट्रिकल रख रखाव, हाउसकीपिंग , सुरक्षा, स्टोर अमोनिया 
में केमिकल्स डोजिंग और हैवीवाटर प्लान्ट में जॉबो/ कार्यों में 
ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना और उपयुक्त 
सिफारिस करना कि क्या चेम्बूर, मुम्बई और थाल जिली रायगढ़ 
स्थित अपने संयंत्रों में राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स 
लि . प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉबों/ कार्यों में ठेका श्रम नियोजन को 
ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की 
धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा 
नहीं । " 

4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति दो माह के भीतर 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

के. कृष्णामूर्ति , सचिव 
( केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड ) 


RESOLUTION 
New Delhi, the 15th July , 1998 
No. U - 23013/15/98-LW( E ).--- In exercise of the 
powers conferred by Section 5 of the Contract Labour 
( Regulation and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory 
Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to 
go into the question of abolition of contract labour in the 
establishment of Rashtriya Chemicals and Fertilizers Pvt. 
Ltd. in their Plants at Chembur, Mumbai and Thal Distt . 
Raighad . 

2 . The composition of the Committee and its terms of 
reference will be as under :-- 
1. Shri C . K . Desai, President, 

- Member 
Mumbai Kamgar Sabha, B - 14 , 

Milli Co- Op. Housing Society Ltd ., 
Mumbai. 
Shri RajKumar, Executive Director - Member 

Establishment (Industrial Relation), 
Railway Board ,Ministry of Railway , 

Rail Bhawan, New Delhi. 
3. Regional Labour Commissioner - Member 
( Central), Mumbai. 

Convenor 
3. The terms of roforence of the proposed Committee 
would be as follows : 


. . , श्री सी. के. देसाई, . . . 


सदस्य 


अध्यक्ष, 


मुबई कामगार सभा , बी - 14, 
जिला को . आप. हाउसिंग सोसाइटी 
लिमि, मुम्बई 
श्री राजकुमार, 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक 
प्रतिष्ठान , ( औद्योगिक सम्बन्ध ), 
रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन , 
नई दिल्ली 


[ MI- 94 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" To study the working of contract labour system in 
the jobs/works of supervisor, Mazdoor, Grinder, 
Riggor, Fitter, Welder Helper, Gas Cutter, Khalasi, 
Canteen , loading , unloading , filling of bags, 
maintenance of bagging plant, Vulcanisor , 
Carpentor, Civil mochanical and electrical 
maintenance , house keeping , Security , stores, 
chemical dosing at amonia and heavy water plant 
etc . in the establishment ofRashtriya Chemicals and 
Fertilizers Pvt. Ltd . in their plant at Chembur , 
Mumbai and Thal Distt. Raighad and to make 


suitable recommendations whother or not the 
employment of contract labour in the above jobs/ 
works in the establishment of Rashtriya Chemicals 
and Fertilizers Pvt. Ltd. in their plants at Chembur, 
Mumbai and Thal Distt . Raighad be prohibited 
keeping in view the provisions of Section 10 of the 
Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 

1970 ." 

4 . The Headquarter of the Committee will be at 
Mumbai, The Committee should submit its report within 
two months. 

K . KRISHNAMURTHY, Secy. 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayopuri, Now Delhi- 110064 

And Published by the Controllor of Publications, Delhi -110054 - 1998 . 


